निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 411 ) 


17 वैशाख 1940 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 7 मई 2018 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

7 मई 2018 
सं० बी1 - 3 - 59 / 2018- 32 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा -67 के उपबंधों के अनुसरण में 
बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2018 के निर्वाचन परिणाम से संबंधित निम्नलिखित घोषणायें ( प्ररूप 21 क ), जिसमें बिहार राज्य 
के विधान सभा सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित की जाती हैं । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर, 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 मई 2018 


प्ररूप 21क 

नियम 11 ( 1 ) देखिए , 
( द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम - 11 के उप नियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि 
1. खालीद अनवर 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम - बलुआ, पोस्ट - बलुआ टोला , प्रखंड - ढाका , 

जिला - पूर्वी चम्पारण ( बिहार ) पिन- 845304 
2. नीतीश कुमार 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़ेकिए गए हैं । 
1 , अण्णे मार्ग , पटना , पिन - 800001 
3. प्रेम चन्द्र मिश्रा 

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं । 
थाना - चौक मधुबनी, नगर परिषद् - मधुबनी , अंचल - रहिका , 
जिला - मधुबनी । वर्तमान पता - फ्लैट नं० - 1/ए , 
मणि एपार्टमेन्ट, ओरो डेन्टल , पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड , पटना । 
मंगल पांडे 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम + पोस्ट - बलिया , सिवान - 841506 
राबड़ी देवी 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
208 , कौटिल्य नगर , एम०पी० एम०एल०ए० कॉलोनी , 
पोस्ट - बी०भी०कॉलेज , जिला - पटना 
राम चन्द्र पूर्वे 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम - बन्दरझुला, पो० - बनरझुला, जिला - सीतामढ़ी 
रामईशबर महतो 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम - भासर मच्छहा ( अंश ) , पो० - भासर मच्छहा , 
थाना + जिला - सीतामढ़ी , पिन - 843314 
संजय पासवान 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
सुन्दर वन , नव टोलीया , पोस्ट - लहेरीयासराय , दरभंगा - 846001 


9 . 


जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 


सुशील कुमार मोदी 
रोड नं० - 8/ ए, राजेन्द्र नगर , पटना , पिन - 800016 


10. सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसीन 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
मो० - मीरदाद , पो० - बिहार शरीफ , जिला - नालन्दा 
11. संतोष कुमार सुमन 

जो हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ( सेक्युलर ) द्वारा खड़े 
ग्राम - महकार, पो० - सपनेरी , जिला - गया 

किए गए हैं । 
उस सदन में 11 ( ग्यारह ) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06 मई , 2018 को निवृत्त हो रहे हैं , 
स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय , पटना 
तारीख : 19 अप्रील , 2018 


आर०एस० राय 
सचिव , बिहार विधान सभा - सह -निर्वाची पदाधिकारी 

( रिटर्निंग ऑफिसर ) 
बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन 2018 


PER TE ( 371TERUT ), 7 H $ 2018 


FORM – 21 A 
( For use in Biennial election when seat is uncontested ) 

[ See rule II ( 1 ) ] 
Declaration of the result of Election under Sub -section ( 2) of section -53 of the Representation 

of the People Act , 1951 
Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the 

Legislative Assembly 
In pursuance of the provisions contained in Sub -section (2 ) of section - 53 of the 
Representation of the People Act, 1951 read with sub rule ( 1) of rule 11 of the Conduct of Elections 
Rules 1961, 

I declare that : 
Khalid Anwar 

Sponsored by Janata Dal 
Vill - Balua , Post- Balua Tola , Block - Dhaka 

(United ) 
Dist.- East Champaran ( Bihar), Pin - 845304 
Nitish Kumar 

Sponsored by Janata Dal 
1, Anne Marg, Patna , Pin - 800001 

(United ) 
Prem Chandra Mishra 

Sponsored by Indian 
P . S.- Chowk Madhubani, Nagar Parisad - Madhubani, Anchal- Rahika, National Congress 
Dist .- Madhubani, Present Address - Flat No. - 1/ A , Mani Appartment, 
Oro Dental, East Boring Canal Road , Patna 
Mangal Pandey 

Sponsored by Bharatiya 
Vill + Post- Ballia , Siwan - 841506 

Janata Party 
Rabri Devi 

Sponsored by Rashtriya 
208 , Kautilya Nagar,MP MLA Colony, P .O .- B . V . College, Dist.- Patna 

Janata Dal 
Ram Chandra Purve 

Sponsored by Rashtriya 
Vill - BandarJhula , P .O .- Banarjhula , Dist.- Sitamarhi 

Janata Dal 
Ramaishabar Mahato 

Sponsored by Janata Dal 
Vill- Bhasar Machhaha (Ansh ), Post - Bhasar Machhaha , 

(United ) 
Dist + P . S .- Sitamarhi, Pin - 843314 
Sanjay Paswan 

Sponsored by Bharatiya 
Sunder Van , Nav Tolia, Post- Laheriasarai, Darbhanga - 846001 

Janata Party 
Sushil Kumar Modi 

Sponsored by Bharatiya 
Road No.- 8 / A , Rajendra Nagar, Patna , Pin - 800 016 

Janata Party 
10 . Syed Khurshid Mohammad Mohsin 

Sponsored by Rashtriya 
Mohalla -Mirdad , Post - Biharsharif , Dist.- Nalanda 

Janata Dal 
11 . Santosh Kumar Suman 

Sponsored by Hindustani 
Vill- Mahkar, P .O .- Sapneri, Dist.- Gaya 

Awam Morcha (Secular ) 
have been duly elected to fill the seats in that House of eleven (11) members retiring on 06th May , 
2018 on the expiration of their term of office . 


VI 


Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna . 
Date : 19th April, 2018 


( R .S . Roy ) 
Secretary , Bihar Legilslative Assembly - cum - Returning 
Officer for Biennial Election to the Bihar Lagislative 

Council 2018 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3FITETUT ) 411 -571 + 50 - stodontol 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


